HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 635 राँची, मंगलवार , 


6 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 जुलाई, 2019 


संख्या -1 / पी०-105/ 2016 का०-5972 अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पद 
पर पदस्थापित श्री रामाकान्त सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) ( अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, सूचना 
एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड ) को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड 
( Level- 13-1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव, मुख्यमंत्री 
सचिवालय , झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव , सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , झारखण्ड) के रूप 
में बने रहेंगे। 


संख्या -1/ पी . - 105 / 2016 का .- 5973 निदेशक , पंचायती राज, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री विनय कुमार राय, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन 
ग्रेड ( Level- 13-1,23,100-2,15,900 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


2. श्री राय प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 31 अगस्त , 2019 
संख्या -1 / पी .- 105/ 2016 का .- 5974 निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण ( श्रम , नियोजन एवं 
प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड) के पद पर पदस्थापित श्री जगत नारायण प्रसाद, ( झाः 2006) को दिनांक 
01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड ( Level- 13-1,23,100-2,15,900 ) में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 


2. श्री प्रसाद प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या-1 / पी . - 105 / 2016 का .- 5975 

नगर आयुक्त , 

गिरिडीह नगर निगम के पद पर 
पदस्थापित श्री गणेश कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2006) को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के 
चयन ग्रेड ( Level -13-1,23,100-2,15,900 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या -1 / पी .- 105/ 2016 का .- 5976 अपर सचिव , ऊर्जा विभाग, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री शशिधर मंडल , ( झाः 2006) को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन 
ग्रेड ( Level- 13-1,23,100-2,15,900 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री मंडल प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव , ऊर्जा विभाग, 
झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या -1 / पी .- 105/ 2016 का .- 5977 अपर सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री दानियल कन्डुलना, भा.प्र.से. ( झाः 2006) को दिनांक 01.01.2019 
के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड ( Level-13-1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री कन्डुलना प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव , मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे। 


संख्या -1/ पी .-105/ 2016 का .-5978 बन्दोबस्त पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
कमल जॉन लकड़ा, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) ( अतिरिक्त प्रभार- सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 
झारखण्ड) को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड (Level -13-1,23,100-2,15,900) 
में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. श्री लकड़ा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या -1/ पी .- 105/ 2016 का .-5979 अपर सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री शिशिर कुमार सिन्हा , भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को दिनांक 
01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड ( Level-13-1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री सिन्हा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव , कृषि, पशुपालन 
एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 31 अगस्त, 2019 


3 


संख्या -1 / पी . - 105 / 2016 का .- 5980 उपायुक्त , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री राजेश 
कुमार पाठक , भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड 
(Level- 13-1,23,100-2,15,900 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


2. श्री पाठक प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या-1 / पी .- 105/ 2016 का .- 5981 संयुक्त निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार टोप्पो , भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को दिनांक 
01.01.2019 के प्रभाव से भा.प्र.से. के चयन ग्रेड (Level - 13-1,23,100-2,15,900 ) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


2. श्री टोप्पो प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 635 -- 50 


